निबंधन संख्या पी0टी0-40 





सत्यभेव जयते 


बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 HATa 1942 (210) 
(सं० पटना 77) पटना, शुक्रवार, 29 जनवरी 2021 


| leKy i ZH u foHikx 











vf/K puk 
15 जनवरी 2021 


सं० 7 /स्था0--1-4--06 / 2008-747 / सा0 प्र०---महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-52761 
दिनांक 19.12.2020 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में तत्काल पटना, मुंगेर, छपरा, मोतिहारी, बेगूसराय एवं पूर्णियाँ के 
अ्रम न्यायालयों के रिक्त पीठासीन पदाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक उक्त स्टेशन पर पदस्थापित कनीयतम सब 
जज संबंधित श्रम न्यायालयों के प्रभारी पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कार्यों का निष्पादन करेंगे | 
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
गुफरान अहमद, 
सरकार के उप-सचिव | 





अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट (असाधारण) 77-571+10-डी0टी0पी0। 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


